रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


- 


- 


- 


- 


SHA 


. 


. : 


- 


AYA+ :.. 


. 


L . . 


" 


सलामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 27 , 2016 / माघ 7 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27 , 2016 / MAGHA 7 , 1937 


सं. 62 ] 
No . 62 ] 


पोत परिवहन मंत्रालय 
(पीएचआरडी डिवीजन ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 जनवरी , 2016 
सा . का. नि 107 ( अ). — महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 के 38 ) की धारा 3 की उप - धारा (6 ) के साथ पठित 
उपधारा (1) की धारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन की अधिसूचना सं. सा . कां . 
नि . 355 ( अ ), दिनांक 30.04. 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा श्री ए. के. सरन, उपसचिव के स्थान पर श्री 
बी. पोयामोझी, विकास सलाहकार ( पत्तन ) को 31. 03. 2017 तक व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 
नियुक्त करती है । 
2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी । 

ख्फा . सं. एलबी -11013 / 4 / 2015 - एल , 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING 

(PHRD Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th January, 2016 
G . S. R. 107( E). —In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub -section ( 1 ) read with sub - section 6 of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the 
Government of India in the Ministry of Shipping ( Ports Wing ) No. G . S .R . 355 ( E ), dated 30th April , 2015 , the Central 
Government hereby appoints Shri B . Poiyamozhi, Development Advisor (Ports ) to be a trustee on the Board of Trustees 
of V .O . Chidambarnar Port Trust in place of Shri A . K . Saran , Deputy Secretary for the existing term upto 31.03.2017 . 
2 . The said appointment shall come into force with immediate effect. 

[ F. No . LB-11013/ 4/ 2015- L ] 

BARUN MITRA, Jt. Secy. 
422 GI/ 2016 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016 
सा . का. नि . 108 ( अ). - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप - धारा ( 6) के साथ पठित 
उपधारा (1 ) की धारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री अभिषेक चन्द्र , उपसचिव पोत 
परिवहन मंत्रालय जिनकी कंडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्ति सा . का. नि . 318( अ ), दिनांक 23. 04. 2015 
के माध्यम से की गई थी , के स्थान पर श्री रजत सच्चर, सलाहकार ( इको ) पोत परिवहन मंत्रालय को 31.03. 2016 तक कंडला 
पत्तन न्यास के न्यासी के रूप में नियुक्त करती है । 
2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी । 

[ फा. सं. एलबी - 11013 / 4 / 2015 - एल ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th January , 2016 
G .S .R . 108 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub - section ( 1) read with 
sub -section (6 ) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints 
Shri Rajat Sachar, Advisor (Eco ), Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust 
up to 31.03 .2016 in place of Shri Abhishek Chandra , Deputy Secretary , Ministry of Shipping who was appointed vide 
GSR No. 318 (E ), dated 23 .04 .2015 on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust. 
2. The said appointment shall come into force with immediate effect. 

[ F. No. LB-11013/ 4/ 2015 - L ] 

BARUN MITRA , Jt. Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली,, 27 जनवरी , 2016 
सा . का. नि . 109( अ ). - - महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 के 38 ) की धारा 3 की उप - धारा (6 ) के साथ पठित 
उपधारा (1 ) की धारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय ( पत्तन स्कंध) की 
अधिसूचना सं. सा . का . नि . 428( अ ), दिनांक 03. 07. 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 
श्री सी बी सिंह, के स्थान पर डा . आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव , पोत परिवहन को 31.03. 2016 तक कोलकाता पत्तन न्यास के 
न्यासी बोर्ड में में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है । 
2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी । 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 
[ फा . सं. एलबी - 11013 / 4 / 2015 - एल ] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th January, 2016 
G . S .R . 109 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub-section ( 1) read with sub -section (6 ) 
of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the 
Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) G . S .R No. 428 ( E ), dated 03.7 . 2014 , the Central 
Government hereby appoints Dr. Alok Srivastava , Additional Secretary , Ministry of Shipping to be a trustee on the 
Board of Trustees of the Kolkata Port Trust up to 31 .03 .2016 in place of Shri C .B .Singh . 
2 . The said appointment shall come into force with immediate effect . 

[ F. No. LB- 11013/ 4/ 2015 - L ] 

BARUN MITRA, Jt. Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016 
सा . का. नि . 110( अ).- - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38 ) की धारा 3 की उप - धारा (6 ) के साथ पठित 
उपधारा (1 ) की धारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 5 अगस्त 2014 के भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय 
के ( पत्तन स्कंध) की अधिसूचना सं . 559( अ ), में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री बी कृष्णामूर्ति, उपसचिव, 
पोत परिवहन को श्री बी पायोमोझी, विकास सलाहकार (पत्तन ) के स्थान पर 31. 03. 2016 तक चेन्नई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड 
में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है । 

[ फा . सं. एलबी - 11013 / 4 / 2015 - एल ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th January, 2016 
G . S . R . 110 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub -section ( 1 ) read with sub - section 6 of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) and in partial modification of the Notification of the 
Government of India in the Ministry of Shipping ( Ports Wing ) No . 559 ( E), dated 5th August, 2014, the Central 
Government hereby appoints Shri B . Krishnamoorthy, Deputy Secretary, Ministry of Shipping to be a trustee on the 
Board of Chennai Port Trust in place of Shri B . Poiyaamozhi, Development Advisor (Ports ) for the existing term upto 
31.03. 2016. 


[ F. No. LB- 11013/ 4/ 2015- L ] 

BARUN MITRA , Jt.Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016 
सा . का . नि . 111( अ). - - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38 ) की धारा 3 की उप - धारा (6 ) के साथ पठित 
उपधारा (1) की धारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा श्री बी कृष्णमूर्ति , उपसचिव जिनकी 
नियुक्ति सा . कां .नि . 714( अ), दिनांक 10. 10. 2014 को मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में की गई थी के स्थान पर श्री संजीव 
रंजन अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार , पोत परिवहन मंत्रालय को 31.03.2016 तक मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी 
के रूप में नियुक्त करती है । 
2 . उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी । 


[ फा. सं. एलबी - 11013 / 4 / 2015 - एल ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th January , 2016 
G .S . R . 111 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub -section ( 1) read with 
sub -section (6 ) of Section 3 of the Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963), the Central Government hereby appoints 
Shri Sanjeev Ranjan , AS & FA, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust 
up to 31.03 . 2016 in place of Shri B . Krishnamoorthy , Deputy Secretary who was appointed vide GSR No. 714 ( E ), dated 
10 .10 .2014 on the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust. 
2 . The said appointment shall come into force with immediate effect. 

[ F. No. LB- 11013/ 4/ 2015 - L ] 
BARUN MITRA, Jt. Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 जनवरी , 2016 
सा. का .नि . 112( अ). — महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38 ) की धारा 3 की उप - धारा (6 ) के साथ पठित 
उपधारा (1) की धारा ( ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एच. एन अश्वथ, निदेशक , पोत परिवहन मंत्रालय जिनकी 
नियुक्ति अधिसूचना सं. 567( अ), दिनांक 20.07.2015 के माध्यम से न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में की 
गई थी , के स्थान पर श्री पी . के . रॉय , उपसचिव को 31.03.2017 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है । 
2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी । 

[ फा. सं. एलबी -11013 / 4 / 2015 - एल ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th January , 2016 
G . S .R . 112 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub -section (1 ) read with sub - section (6 ) of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri P . K . Roy , 
Deputy Secretary to be a trustee on the Board of Trustees of New Mangalore Port Trust for the period up to 31.03. 2017 in 
place of Shri H . N . Aswath , Director, Ministry of Shipping who was appointed vide Notification No . 567 ( E ), dated 20th 
July , 2015 on the Board of Trustees of New Mangalore Nehru Port Trust. 
2 . The said appointment shall come into force with immediate effect 

[ F. No. LB-11013/ 4/ 2015 - L ] 

BARUN MITRA , Jt. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 जनवरी , 2016 
सा . का.नि . 113( अ). - - महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 के 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 6) के साथ पठित 
उपधारा (1) की धारा (ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) की 
अधिसूचना सं. 566 ( अ) दिनांक 20 जुलाई, 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा निम्नलिखित तालिका के 
क्रम सं. 1 - 2 में पोत परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए पत्तन न्यास के 
न्यासी बोर्ड में 31.03. 2016 तक नियुक्त करती है । 


तालिका 


कम सं . 


पत्तन का नाम 


1. 


पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि का नाम 

डा . आलोक श्रीवास्तव अपर सचिव 
श्री एम. एम . हसीजा सलाहकार 


कोचीन पत्तन न्यास 
विशाखापट्टणम पत्तन न्यास 


[ फा . सं. एलबी - 11013 / 4 / 2015 - एल ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th January, 2016 
G . S . R . 113 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub -section ( 1) read with sub - section 6 of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the 
Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing ) No. G .S . R . 566 ( E ), dated 20th July , 2015 , the Central 
Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1- 2 in the table below representing the 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ministry of Shipping , to be Trustees on the Board of Major Port Trusts shown against their names for the existing term 
upto 31. 03. 2016 : 


TABLE 


Sl. No. Name of the Representative of the Ministry of Shipping Name of the Port 
1. Dr. Alok Srivastava , Additional Secretary 

Cochin Port Trust 
Shri M .M . Hasija , Advisor 

Visakhapatnam Port Trust 


[ F. No. LB- 11013/ 4/ 2015 - L ] 

BARUN MITRA , Jt. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली,, 27 जनवरी, 2016 
सा . का. नि . 114 ( अ). - - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप - धारा ( 6) के साथ पठित 
उपधारा (1 ) की धारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा अपरसचिव एवं वित्त सलाहकार पोत 
परिवहन मंत्रालय , जिनकी नियुक्ति जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में 20. 10. 2015 की अधिसूचना 
सं. 794( अ ), के माध्यम से की गई थी , के स्थान पर श्री प्रवीर कृष्णा, संयुक्त सचिव को 31. 03. 2017 तक की अवधि के लिए 
जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है । 
2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी । 

[ फा . सं. एलबी - 11013 / 4 / 2015 - एल ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th January, 2016 
G . S .R . 114 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub - section (1 ) read with sub - section (6 ) of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Pravir Krishna , 
Joint Secretary to be a trustee on the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust for the period up to 31 .03 . 2017 in 
place of AS & FA ,Ministry of Shipping who was appointed vide Notification No. 794 ( E ), dated 20th October , 2015 on the 
Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust. 
2 . The said appointment shall come into force with immediate effect. 

[ F. No. LB-11013/ 4/ 2015 - L ] 

BARUN MITRA, Jt. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 जनवरी , 2016 
सा . का. नि . 115( अ). - - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38 ) की धारा 3 की उप - धारा (6) के साथ पठित 
उपधारा (1) की धारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री रबिन्द्र कुमार अग्रवाल जिनकी 
नियुक्ति सा . का.नि . सं. 831 ( अ), दिनांक 03.11. 2015 के द्वारा मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में की गई थी , के 
स्थान पर संयुक्त सचिव , श्री प्रवीर कृष्ण , पोत परिवहन मंत्रालय को 31. 03. 2016 तक मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी 
के रूप में नियुक्त करती है । 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


2. 


Bra fyfda dochta yhT9 H YHTETI 


[9T. P . 5601 - 11013 / 4 / 2015 – 54 ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th January , 2016 
G . S .R . 115 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub -section (1 ) read with sub - section (6 ) of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the CentralGovernment hereby appoints Shri Pravir Krishna, 
Joint Secretary, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust up to 31.03. 2016 
in place of Shri Rabinder Kumar Agarwal, Joint Secretary , Ministry of Shipping who was appointed vide GSR No . 
831 ( E ), dated 03 .11. 2015 on the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust. 
2 . The said appointment shall come into force with immediate effect. 

[F . No. LB - 11013/4 /2015 - L ] 

BARUN MITRA, Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


